निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 पौष 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1347) पटना , बुधवार, 23 दिसम्बर 2015 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- - - 


अधिसूचना 

31 अगस्त 2015 
सं0 वि०स० ( का० ) - 01/2014- 1558/वि०स० । — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि 
पंचदश बिहार विधान - सभा के निर्वाचन क्षेत्र संख्या - 218 , मखदुमपुर ( अ॰जा० ) से निर्वाचित सदस्य श्री जीतन राम मांझी द्वारा 
भारत के संविधान के अनुच्छेद 190( 3 ) ( ख ) एवं बिहार विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के 
नियम - 65 के अधीन दिनांक 25.08.2015 को सदन से अपने स्थान का त्याग करने का अपने अभिप्राय की सूचना दी गई है , 
जिसे माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा द्वारा स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप निर्वाचन क्षेत्र संख्या - 218, मखदुमपुर 
( अ॰जा० ) दिनांक 25.08. 2015 से रिक्त हो गया है । 
तदनुसार बिहार विधान - सभा के माननीय सदस्यों की सूची को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया , 

प्रभारी सचिव , 
बिहार विधान - सभा, पटना । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1347 - 571 + 20 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic . in 


